निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 309) 


23 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 14 मार्च 2014 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

13 मार्च 2014 
सं0 वन विक्रय - 63 / 96 - 757 / प०व० - भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989 , 
बिहार अधिनियम 9, 1990 ) की धारा - 52( 2) में निहित प्रावधानों के तहत रोहतास वन प्रमंडल , सासाराम के कार्यक्षेत्र के 
लिये, अधिसूचना संख्या वन विक्रय - 63 / 96 - 3939 प०व०, दिनांक 18. 11. 2003 द्वारा अधिसूचित वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
रोहतास वन प्रमंडल , सासाराम के अलावा वन संरक्षक , वन्य प्राणी अंचल , पटना को भी अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष 
के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 

___ 2. उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा । उक्त एक वर्ष की अवधि का विस्तार भविष्य में 
किया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 309 -571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


